m 


OMKAKK 


H 


ALHAam 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 ज्येष्ठ , 1940 ( श० ) 
5 जून , 2018 (ई० ) 


संख्या - 554 


राँची, मंगलवार 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
1 जून , 2018 


संख्या -4/ न०वि०/ गठन/ 117/ 2014- 2855 -- राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अंतर्गत कार्यरत् 


अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य (प्रथम) एवं सदस्य( द्वितीय) के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित 
विज्ञापन संख्या- 7621 दिनांक 12 दिसम्बर , 2017 के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार 


करते हुए सदस्यों के चयन की अनुशंसा देने के निमित्त चयन समिति का गठन निम्नवत् किया 


जाता है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 5 जून , 2018 


i. निदेशक , नगरीय प्रशासन निदेशालय 


- अध्यक्ष 


ii . मुख्य अभियंता, अभियंत्रण कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग 


- सदस्य 


iii. कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अनुसूचित जाति / 


- सदस्य 


अनुसूचित जनजाति कोटि के मनोनीत प्रतिनिधि 


iv. श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा , उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग 


- सदस्य 


2. चयन समिति दिनांक 15 जून , 2018 तक नियुक्ति की स्पष्ट अनुशंसा के साथ विभाग को 


प्रस्ताव समर्पित करेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल कुमार , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 554 -- 50 


